रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


. . 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


RECID NO DL-304 
भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सममय जयते 


असाधारण 
- _ EXTRAORDINARY . 
भाग II---- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub-section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 2 , 2013 / चैत्र 12 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2 , 2013 /CHAITRA 12 , 1935 


- 


- AMAN 


सं . 809 ] 
No . 809 ] 


रेल मंत्रालय 
( रेल बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2013 


का . आ . 920 ( ): - केन्द्रीय सरकार ने , रेल अधिनियम , 1989( 1989 का 24 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप - धारा (1) के 
अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित भारत 
सरकार के रेल मंत्रालय (रल बोड) की अधिसूचना सं. का . आ . 752( अ), तारीख 4th अप्रैल , 
2012 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , गुजरात राज्य के जिला नवसारी में विशेष 
रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम 20क की उप-धारा ( 4) के अधीन दैनिक 
समाचार पत्रों, अर्थात, "द टाइम्स ऑफ इण्डिया", तारीख 28 अप्रैल, 2012 और "संदेश ", 
तारीख 28 अप्रैल , 2012 में प्रकाशित किया गया था ; 


और , सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है; 


और , उक्त अधिनियम की धारा 205 की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने 
अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है । 


1374 GI/2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT- SEC . 3 ( 1 ) 


अत:, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त 
अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जित की जाएगी; 


और, यह और कि , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप- धारा ( 2) के 
अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे 
उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर पूर्ण रुप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित होगी । 


अनुसूची 


विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए, गजरात राज्य के नवसारी जिले के 

___ गणदेवी तालुका में संरचनाओं के साथ या बिना, भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त वर्णन . 


जिले का नाम : नवसारी 
तालुका का नाम : गणदेवी 
गांव का नाम : खापरवाडा 


भूमि 


भूमि 


सर्वेक्षण 
संख्या । 
म्लॉक संख्या 
। (२) । 


की प्रकृति 


हेकटर मैं) 


भूमि मालिक का नाम । 
इच्छुक व्यक्तियों 


प्रकार 


293 / 1 


निजी 


__ कृषि 


। 


0 . 1258 


... 


-- 


स . वा . नानिबहन उसकी मा मणिबहन ते 
भेकामाई सुखाभाई की विधवा), 
लक्ष्मीबहन भेकाभाई, गंगाबहन भकाभाई , 
ललीताबहन भेकामाई, जसुबहन भेकामाई 
प्रेमीबहन ते मंगुभाई लल्लुभाई की विधवा, 
धीरुभाई मंगुभाई, सुमनभाई मंगुभाई, 
शैलेषभाई मंगुभाई, सुधाबहन मंगुभाई 


-- 


303/ 2 


| निजी 


कृषि 


। 


0. 0082 


-- 


" 


. 


[ फा. सं. 2010/ एल एम एल/12/4/ वेस्टर्न डेडीकेटेड/111 ] 
ओ. पी . सिंह , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएँ-1 ) 


[ 971 II . 045 3(11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st April, 2013 


S.O .920(E).-- Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Railways (Railway Board ), vide number, S . O . 752 (E ) dated the 4th April, 2012 published 
in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - Section (ii), dated the 4th April, 
2012 and issued under sub - section (1 ) of section 20 (A ) of the Railways Act, 1989(24 of 
1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
execution of Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the 
State of Gujarat. 


And , whereas , the substance of the said notification was published in the daily news 
papers , namely, The Times of India , dated the 28th April, 2012 and Sandesh , dated the 
28th April, 2012 under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act: 


And whereas , no objection has been received by the competent authority; 


And , whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the Central Government. 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall 
be acquired for the aforesaid purpose . 


And, further, in pursuance of sub- section (2) of section 20E of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , 
the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central 
Government free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II 


Src, 3 ( 11 )] 


11 


SCHEDULE 


Brief description of the land acquired , with or without structures , for the 
SpecialRailway Projects , namely , Western Dedicated Freight Corridor in the 

State ofGujarat. 


Name of the District: Navsari 


Name of the Taluk : Gandevi 


Name of the Village : Khaperwada 


Type 


Serial 
Number 


of 


Name of the Land owner/ 

Interested persons 


Survey 
Number / 

Block 
Number 

(2) 
293 / 1 


Area 
Nature of 

( in 
Land 

Hectares) 
(4) I (5) 
Agriculture 0 . 1258 


Land 

(3) 
Private 


(1) 
1. 


(6 ) 
Adult Naniben ( D /O - 
Maniben , Widow of - 
Bhekabhai Sukhabhai) , 
Laxmiben Bhekabhai, 
Gangaben Bhekabhai, 
Lalitaben Bhekabhai, 
Jasuben Bhekabhai 
Premiben (Widow of 
Mangubhai Lallubhai), 
DhirubhaiMangubhai, 
Sumanbhai Mangubhai, 
Shaileshbhai Mangubhai, 
Sudhaben Mangubhai 


2. 


1 


303 /2 


Private Agriculture 


0.0082 


[F.No.2010/LML/12/4 (WC)/U ] 


O . P. SINGH , Executive Director (land and Amenities- 1) 


i 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


